निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


16 चैत्र 1932 ( 20 ) 
पटना, मंगलवार , 6 अप्रील 2010 


( सं० पटना 223 ) 


सहकारिता विभाग 
- - - - - - - 

अधिसूचना 

31 मार्च 2010 
सं0 7 / सह. विधि - 32 / 08 - 1479 — बिहार सहकारी सोसाईटी अधिनियम 1935 की धारा - 6 ( 2) ( क ) के 
अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार के राज्यपाल, अधोलिखित सूची के स्तम्भ - 2 में अंकित 
पदाधिकारी को स्तम्भ - 3 में वर्णित बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम , 1935 तथा बिहार सहकारी सोसाइटी 
नियमावली - 1959 ( यथा संशोधित) के अंतर्गत निबंधक , सहयोग समितियाँ, बिहार की शक्तियाँ स्तम्भ -4 में वर्णित 
शक्ति सीमा के अधीन प्रदान करते हैं : 


क्रमांक | पदाधिकारी का नाम 

शक्तियाँ 

शक्ति सीमा 
1 1 22 

3 
| प्रबंध निदेशक 

| बिहार सहकारी सोसाईटी राज्य की प्राथमिक दुग्धोत्पादक 
बिहार स्टेट को - ऑपरेटिव अधिनियम , 1935 की धारा 11 सहकारी समितियाँ तथा जिला 
मिल्क प्रोड्यूसर्स फेडरेशन लि . ( क ) की शक्ति 

दुग्धोत्पादक सहकारी संघ के 
पटना 

सम्बंध में । 


बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

जय नारायण सिंह , 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 223- 571 +100- डी0टी0पी0 । 

Website : http ://egazette .bih . nic . in 


